निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1152) पटना, शुक्रवार , 11 अक्तूबर 2019 


सं० 16 / एच.1 - 08 / 2016 - 1351 ( आ०चि० ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 

3 अक्तूबर 2019 
विषय : बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष ( आयुर्वेदिक , 

यूनानी एवं होमियोपैथिक ) सम्वर्ग के चिकित्सकों / चिकित्सक शिक्षकों के लिए डायनेमिक ए०सी०पी० 
का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से तथा वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से किन्तु आयुष चिकित्सकों / 
शिक्षकों को दिनांक 21.12. 2010 से पूर्व में स्वीकृत डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रखने एवं 

वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर लागू करने के संबंध में । 

स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन आयुष निदेशालय के अन्तर्गत आयुष प्रक्षेत्र की पाँच विधाओं 
में से तीन विधाओं यथा आयुर्वेद , यूनानी एवं होमियोपैथ चिकित्सा पद्धति के शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं 
राजकीय औषधालय सम्पूर्ण बिहार राज्य में संचालित है तथा इनमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित हैं । 

2. राज्य सरकार द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के गैर शैक्षणिक एवं शैक्षणिक संवर्ग को क्रमशः अधिसूचना 
संख्या - 1026( दे०चि०), दिनांक 21 .12. 2010 एवं अधिसूचना संख्या - 1146 ( आ०चि० ) दिनांक 09.10. 2017 द्वारा 
डी०ए०सी०पी० का लाभ दिनांक 21.12. 2010 के प्रभाव से लागू किया गया है । 

___ 3. बिहार जिला आयुष चिकित्सा / राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित / अनुबंध के आधार पर नियुक्ति 
एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 की कंडिका - 15 में यह प्रावधान किया गया है कि " राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा 
शर्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी नियमावली में जो भी संशोधन होगा वह आयुष प्रक्षेत्र में भी स्वतः लागू माना 
जाएगा । " 

4. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या - 3768, दिनांक 29.04. 2014 द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के 
चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक 13.10.2008 से तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25.11.2008 से 
स्वीकृत / भुगतेय डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार एवं वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर डायनेमिक ए०सी०पी० के 
प्रभावी तिथियों में संशोधन कर दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक लाभ एवं वास्तविक लाभ फरवरी , 2014 से अनुमान्य 
किया गया है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2019 


5. अतः उपरोक्त के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति 
बिहार आयुष ( आयुर्वेदिक , यूनानी एवं होमियोपैथिक) सम्वर्ग के चिकित्सकों / चिकित्सक शिक्षकों के लिए डायनेमिक 
ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ 01. 01.2006 से तथा वास्तविक लाभ फरवरी , 2014 से किन्तु आयुष 
चिकित्सकों / शिक्षकों को दिनांक 21.12. 2010 से पूर्व में स्वीकृत डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रखने एवं 
वसूलनीय नही होने की शर्त पर लागू किया जाता है । 

6. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय 
तथा इसकी 25 प्रतियाँ आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

अरविन्दर सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1152 -571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


